रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


LAD 


SORI 


-: 


MYE 


ETS 


PAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 20 , 2017 / पौष 30 , 1938 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 20, 2017 / PAUSA 30, 1938 


सं . 58 ] 
No. 58 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2017 

सं . 1/ 2017- सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 65 ( अ ). केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 13 .08. 1993 की अधिसूचना संख्या 153 / 93- सीमा शुल्क में और आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में , 


( 1) पैरा में दी गई शर्तों के स्थान पर, निम्नलिखित शर्ते प्रतिस्थापित की जाएंगी, 


“(i) 


आयातक (जिसे यहाँ पर आधारभूत संरचना सेवा प्रदाता अथवा आईएसपी के रूप में संदर्भित किया गया है ) 
सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क को , भारत सरकार, इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा गठित 
साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क सोसाइटी के संबंधित निदेशक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि 
उक्त आयातित वस्तुओं को आईएसपी के परिसर में स्थापित किया जाना है अथवा प्रयोग किया जाना है 
तथा ऐसी वस्तुओं के आयातक को , भारत सरकार , उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की दिनांक 
22.02. 1993 की अधिसूचना संख्या का . आ . संख्या 117( अ ) के अंतर्गत नियुक्त इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर 
टैक्नोलोजी पार्क और साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क में 100 प्रतिशत निर्यात अधोमुखी इकाईयों के लिए उक्त 
अन्तरमंत्रालयी स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत किया गया है ; 


364 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


(iii) 


( ii) इन वस्तुओं का प्रयोग , आईएसपी के परिसरों में अवस्थित एसटीपी इकाईयों द्वारा साफ्टवेयर के निर्यात के 

आशय के लिए ही किया जाएगा ; 
आईएसपी, सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त के समक्ष अपने - आप को बंधित करते हुए निम्नलिखित आशय 
का बंधपत्र भरेगा कि वह - 
( क) उक्त वस्तुओं को अपने परिसर में स्थापित करेगा और परिसरों में अवस्थित एसटीपी इकाईयों 

द्वारा साफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में इनका प्रयोग करेगा ; 
( ख ) सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क के अनुमोदन के बिना परिसरों से उक्त वस्तुओं को 

नहीं हटाएगा ; 
मांग किए जाने पर उक्त वस्तुओं पर लगने योग्य शुल्क के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा यदि 
वे सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क की संतुष्टि के अनुसार सिद्ध नहीं हो पाती हैं कि उन 

वस्तुओं का प्रयोग उस आशय के लिए किया गया है जिसके लिए वे आयात की गई थीं ; और 
( घ) वस्तुओं की प्राप्ति, भण्डारण, प्रयोग और हटाए जाने के लिए सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा 

शुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा ; 
साफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क के निदेशक द्वारा दी जा रही अनुमति के अध्याधीन सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा 
शुल्क आईएसपी को उक्त वस्तुओं के पुनर्निर्यात की अनुमति दे सकता है; 
इस अधिसूचना में विहित किसी अन्य प्रावधान के प्रति किसी दुर्भावना के बिना सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त 
सीमा शुल्क , विदेश व्यापार नीति के अनुसार वस्तुओं के अवमूल्यन मूल्य और निकासी की तारीख को लागू दर के 
अनुसार ड्यूटी के भुगतान किए जाने पर इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की निकासी के लिए 
आईएसपी को अनुमति दे सकता है। अवमूल्यन की अनुमति स्ट्रेटलाइन पट्टी में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए अनुसार 
दी जाएगी : 

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से 
दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 3 प्रतिशत की दर से 
तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 3 प्रतिशत की दर से 
चौथे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 2. 5 प्रतिशत की दर से 
और उसके पश्चात् प्रत्येक तिमाही में 2 प्रतिशत की दर से 


( iv ) 


स्पष्टीकरण, 


तिमाही के किसी हिस्से के संबंध में अवमूल्यन की दर की गणना करने के आशय से , इस तरह की पूरी 
तिमाही को मद्देनजर रखा जाएगा ; 


( 2 ) 


इस प्रकार के अवमूल्यन की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी तथा 100 प्रतिशत तक अवमूल्यन की अनुमति दी 
जा सकेगी ; 


( 3 ) 


अवमूल्यन की अवधि की गणना निम्नलिखित से की जाएगी : 


(i) 


साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क के निदेशक द्वारा प्रमाणित किए अनुसार आपरेशन के प्रारम्भ होने की 
तारीख से वस्तुओं की निकासी की तारीख तक ; अथवा 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ ( ii) जहाँ कहीं ऐसी वस्तुओं को किसी आपरेशनल आईएसपी परिसर में प्राप्त किया गया है वहां पर 

साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क के निदेशक द्वारा प्रमाणित किए अनुसार एसटीपी इकाई द्वारा उनके 

स्थापित किए जाने की तारीख से निकासी की तारीख तक । 
अनुबंध में , क्रम संख्या 2 में “ V अन्य मदें " शीर्ष के अंतर्गत “मुख्य कार्यकारी” शब्दों के स्थान पर "निदेशक " शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे। " 


( 2) 


[ फा . सं . डीजीईपी/ईओयू/ एसटीपी / 28/ 2016] 


टेमसुनारो जमीर, अवर सचिव 


टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 153/1993 -सीमा शुल्क , दिनांक 13.08. 1993 , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -II, 
खण्ड 3, उप- खण्ड (i) में दिनांक 13.08. 1993 की सा . का .नि . संख्या 554( अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसमें , 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - II , खण्ड 3, उप- खण्ड (i) में दिनांक 15.01. 2007 को सा . का . नि . संख्या 27 ( अ) में 
प्रकाशित दिनांक 15. 01. 2007 की अधिसूचना संख्या 5/ 2007 - सीमा शुल्क द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th January , 2017 

No. 1/2017 - CUSTOMS 
G .S . R . 65 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue), No . 153 /93 -Customs, dated the 13th August, 1993 , namely: 
In the said notification , 
(1) in the paragraph for the conditions, the following conditions shall be substituted, 

the importer (hereinafter referred to as the Infrastructure Service Provider or the ISP ) shall 
produce a certificate to the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Customs 
from the concerned Director of the Software Technology Parks Society set up by the 
Government of India, Department of Electronics , to the effect that the said imported goods 
are to be installed or used in the premises of the ISP and that the importer of such goods has 
been authorised by the said Inter -Ministerial Standing Committee for Hundred Percent Export 
Oriented Units in the Electronics Hardware Technology Parks ( EHTP ) and Software 
Technology Parks (STP ) appointed by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S . O . 117 ( E ), dated the 

22nd February , 1993; 
(ii ) the goods shall only be used for the purpose of export of software by the STP Units located in 

the premises of the ISP ; 
the ISP executes a bond before the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of 
Customs binding himself to , 
(a ) install the said goods in his premises and use them in connection with the export of 

software by the STP Units located in the premises; 
( b ) not to remove the said goods from the premises without the approval of Assistant 

Commissioner or Deputy Commissioner of Customs; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(c ) pay on demand , an amount equal to the duty leviable on the said goods as are not 

proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of 
Customs to have been used for the purposes for which the said goods were imported ; 

and 
(d ) follow the procedure as may be prescribed by the Assistant Commissioner or Deputy 

Commissioner of Customs for the receipt, storage, use and removal of the goods; 
subject to the permission being granted by the Director of the Software Technology Park , the 
Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, may allow an ISP to re -export 
the said goods; 


(iv ) 


( v ) 


without prejudice to any other provision contained in this notification , the Assistant 
Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customsmay, in accordance with the 
Foreign Trade Policy , allow the ISP to clear the goods specified in the Annexure to this 
notification on payment of duty on the depreciated value thereof and at the rate in force on the 
date of clearance . The depreciation shall be allowed in straight line method as specified 
below , namely : - 

for every quarter in the first year @ 4 % 
for every quarter in the second year @ 3 % 
for every quarter in the third year @ 3 % 
for every quarter in the fourth and fifth year @ 2.5 % 

and thereafter for every quarter @ 2 % 
Explanation , - 

For the purpose of computing the rate of depreciation for any part of a quarter , a full 
such quarter shall be taken into account; 
there shall be no upper limit for such depreciation and depreciation upto 100 % could 
be allowed ; 
The period of depreciation shall be calculated : 
i. from the date of commencement of operations, as certified by the Director of the 

Software Technology Park , to the date of clearance of the goods; or 
ii . where such goods have been received in an operational ISP premises, from date of 

their installation as certified by the Director of the Software Technology Park , by a 

STP unit, to the date of clearance ." ; 
(2 ) in the Annexure, under heading “ V OTHER ITEMS” , against serial number 2 , for the words, 
“ Chief Executive ” the word , “ Director” shall be substituted .” . 

[ F. No. DGEP /EU/STP /28 /2016 ] 
TEMSUNARO JAMIR , Under Secy . 


Note : The principal notification No. 153 /1993 -Customs, dated the 13th August, 1993 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S . R . 554 ( E ), dated the 
13th August , 1993 and was last amended by Notification No.5 /2007 - Customs, dated 15th January , 2007 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i) vide number G .S .R . 27 (E ), 
dated 15th January , 2007 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 

SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 


Digitally signed by SARVESH 
AN KUMAR SRIVASTAVA 

Date: 2017 .01.24 23: 16 :49 
+ 05 30 


